निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


YON 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 


अग्रहायण 1941 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1318) पटना, बुधवार , 4 दिसम्बर 2019 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 

विद्यापति मार्ग, पटना -800001 


आदेश 

31 जनवरी 2019 
सं ० 1788 -- पटना जिलान्तर्गत श्री श्री द्वय महावीर मंदिर, गुड की मंडी, आलमगंज , पटना सिटी पर्षद के 
तहत निबंधित सार्वजनिक धार्मिक न्यास है । इसकी निबंधन सं0- 4476 है । 

टंकण भूल के कारण इस न्यास की अधिसूचना में न्यास का नाम श्री श्री द्वय महावीर मंदिर के स्थान पर श्री श्री 
द्वय महावीर स्थान टंकित हो गया है । इसे संशोधित करते हुए अधूिसचना में जहाँ जहाँ " श्री श्री द्वय महावीर स्थान ” लिखा 
गया है उसको " श्री श्री द्वय महावीर मंदिर किया जाता है । 

अतः अधिसूचना में जहाँ जहाँ " श्री श्री द्वय महावीर स्थान लिखा गया है उसे " श्री श्री द्वय महावीर मंदिर पढ़ा 
जाय । 

आदेश से , 
अखिलेश कुमार 

जैन , 
प्रशासक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1318-571 + 10- डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


